रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.-33004/ 99 


Tr. 


:..: 


-- 


Fr 


revN 


.. 


. 


. 


- 


-- 


- - 


:. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . . 


समामब-जगने 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 271 ] 
No . 271 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , अगस्त 13 , 2016 / श्रावण 22 , 1938 
___ NEW DELHI , SATRUDAY , AUGUST 13 , 2016/ SRAVANA 22 , 1938 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

(वाणिज्य विभाग) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2016 

सं . 25 / 2015 - 2020 
विषय : ईओयू , एसटीपीआई, ईएचटीपी आदि के लिए अनिवार्य माल गोदाम आवश्यकताओं को हटाया जाना - (1 ) 
प्रक्रिया पुस्तक ( एचबीपी 2015 - 20 ) के पैरा 6. 06, 6. 20 और 6 .40 तथा ( 2 ) विदेश व्यापार नीति 2015 - 20 के 
परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 6ड़, 6छ, 6ज, 6ड , 5ग एवं एएनफ 6क , एएनएफ 6ख में संशोधन 
के संबंध में । 


फा . सं . 01 / 92 / 180 / 100 / एएम - 16 / पीसी - 6. — विदेश व्यापार नीति 2015 - 20 के पैरा 1.03 
के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार एतद्द्वारा (1) प्रक्रिया पुस्तक एचबीपी 
2015 - 20 के पैरा 6.06, 6. 20 और 6. 40 तथा ( 2) विदेश व्यापार नीति 2015 - 20 के परिशिष्ट और आयात 
निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 6ड़ , 6छ, 6ज, 6ड, 5ग एवं एएनफ 6क , एएनएफ 6ख में निम्नलिखित संशोधन करते 


प्रक्रिया - पुस्तक एचबीपी ( 2015 – 20 ) में संशोधनः 


पैरा सं . 


स 


संशोधित पैरा 


मौजूदा पैरा 


1. 


6.06 


ख) निर्यात अभिमुख एककों और ख) ईओयू 
ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी की एककों के बीटीपी 


में 


और ईएचटीपी / एसटीपी / 

यूनिटों के लिए 


4021 GI/ 2016 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


पैरा सं . 


मौजूदा पैरा 


संशोधित पैरा 


लिए सीमा - शुल्क / उत्पाद शुल्क संबंधी सीमा - शुल्क / केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
नियमों के अधीन यथा निर्धारित प्रक्रिया नियमावली के तहत यथा निर्धारित प्रक्रिया 
अपनायी जाएगी 

और अपनाई जाएगी । 
सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों 
के पास उचित बॉण्ड निष्पादित किया 

जाएगा । 
2. 6. 20 ग ) परीक्षण प्रयोजन (जिसमें वाणिज्यिक ग ) परीक्षण प्रयोजन (जिसमें वाणिज्यिक 

प्रशिक्षण शामिल है) के लिए एसटीपी प्रशिक्षण शामिल है ) के लिए एसटीपी 
इकाइयाँ / ईएचटीपी इकाइयाँ / सॉफ्टवेयर इकाइयाँ / ईएचटीपी इकाइयाँ / सॉफ्टवेयर 
ईओयू भी सभी शुल्क मुक्त ईओयू भी सभी शुल्क मुक्त उपस्कर / वस्तुओं 
उपस्कर / वस्तुओं का उपयोग कर सकती का उपयोग कर सकती हैं बशर्ते कि इस 
हैं बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए बाण्डेड प्रयोजन के लिए इकाइयों के परिसर से 
परिसर से बाहर कोई शुल्क मुक्त बाहर कोई शुल्क मुक्त उपस्कर / वस्तुएं 

उपस्कर / वस्तुएं संस्थापित न हों । संस्थापित न हों । 
3. 6. 40 घ) पात्र निर्यातोन्मुखी यूनिटें क्षेत्राधिकार घ) पात्र निर्यातोन्मुखी यूनिटें क्षेत्राधिकार प्राप्त 

प्राप्त सहायक / उप सीमा शुल्क अथवा सहायक / उप सीमा शुल्क अथवा केन्द्रीय 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को पूर्व उत्पाद शुल्क आयुक्त को पूर्व सूचना के 
सूचना के तहत बाण्डेड परिसरों के बाहर तहत इकाइयों के परिसर के बाहर अपने 
अपने प्रशासनिक / पंजीकृत कार्यालय में प्रशासनिक / पंजीकृत कार्यालय में एक 
एक फैक्स मशीन और दो कम्प्यूटर फैक्स मशीन और दो कम्प्यूटर स्थापित कर 
स्थापित कर सकती हैं । 

सकती हैं । 
1. परिशिष्ट 6ड़, 10 . बाण्डिग सुविधाओं की मंजूरीः हटा दिया गया है 
अनुलग्नक - 2 हाँ नहीं 

क . यदि हाँ तो दिनांक जिस दिन 
मालगोदाम लाइसेंस जारी किया गया । 
ख. यदि नहीं तो दिनांक जिस दिन सीमा 
शुल्क / उत्पाद विभाग से संपर्क किया 

गया । 
2. परिशिष्ट 6छ ।. ड़ ) ईओयू द्वारा डीटीए (ईओयू स्कीम के ईओयू द्वारा ईओयू स्कीम के अनुसार डीटीए 

अनुसार ) में माल की बिक्री के लिए में माल की बिक्री के लिए आवेदन 
आवेदन एएनएफ - 6ग में उल्लिखित एएनएफ - 6ग में उल्लिखित आवेदन पत्र में 
आवेदन पत्र में संबंधित विकास आयुक्त को संबंधित विकास आयुक्त को प्रस्तुत किया 
प्रस्तुत किया जाएगा । आवेदन - पत्र , किसी जाएगा । आवेदन - पत्र , किसी स्वतंत्र 
स्वतंत्र सनदी / लागत लेखाकार द्वारा सनदी / लागत लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया 
प्रमाणित किया जायेगा और सीमा जायेगा और सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क के 
शुल्क / उत्पाद शुल्क के बांड अधिकारी क्षेत्राधिकार अधिकारी जिसके कार्यक्षेत्र में 
जिसके कार्यक्षेत्र में यूनिट आता है, द्वारा यूनिट आता है, द्वारा पृष्ठांकित किया 
पृष्ठांकित किया जाएगा । संबंधित विकास जाएगा । संबंधित विकास ग्राह्य आयुक्त 
आयुक्त ग्राह्य डीटीए बिक्री की सीमा डीटीए बिक्री की सीमा निर्धारित करेगा और 
निर्धारित करेगा और मूल्य के आधार पर मूल्य के आधार पर प्राधिकार - पत्र जारी 
प्राधिकार - पत्र जारी करेगा । तथापि वे करेगा । तथापि वे ईओयू जिनके पास स्तर 
ईओयू जिनके पास स्तर धारक का प्रमाण धारक का प्रमाण पत्र है, वे विदेश व्यापार 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


पैरा सं . 


मौजूदा पैरा 


संशोधित पैरा 


पत्र है, वे विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.08 नीति के पैरा 6.08 ( क ) के तहत संबंधित 
| ( क ) के तहत संबंधित विकास आयुक्त तथा विकास आयुक्त तथा प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 
प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 6. 40 ( ज ) के 6. 40 ( ज ) के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय 
प्रावधानों के तहत केन्द्रीय उत्पाद उत्पाद प्राधिकरण को सूचित करके डीटीए में 
प्राधिकरण को सूचित करके डीटीए में विनिर्मित माल की बिक्री कर सकता है । 
विनिर्मित माल की बिक्री कर सकता है । नीति के पैरा 6.08 ( क ) के अनुसार डीटीए 
नीति के पैरा 6.08 ( क ) के अनुसार डीटीए बिक्री की अनुमति अग्रिम डीटीए बिक्री 
बिक्री की अनुमति अग्रिम डीटीए बिक्री अनुमति के समायोजन के पश्चात ही प्रदान 
अनुमति के समायोजन के पश्चात ही प्रदान की जाएगी । 

की जाएगी । 
3. परिशिष्ट 6ज 3.(v)(i) सनदी लेखापाल / लागत लेखापाल 3.(v)(i) सनदी लेखापाल / लागत लेखापाल 

का प्रमाणपत्र, जो निम्नलिखित मानदण्डों का प्रमाणपत्र, जो निम्नलिखित मानदण्डों के 
के अनुसार हो , बांडेड परिसरों में अनुसार हो , यूनिटों के परिसरों में 
अनुलग्नक - 2 में यथा उल्लिखित माल की अनुलग्नक - 2 में यथा उल्लिखित माल की 
प्राप्ति को प्रमाणित करता हो , आपूर्तिकर्ता प्राप्ति को प्रमाणित करता हो , आपूर्तिकर्ता के 
के मूल बीजक / बिल की जांच और प्रत्येक मूल बीजक / बिल की जांच और प्रत्येक 
बीजक / बिल संबंधी भुगतान का प्रमाण बीजक / बिल संबंधी भुगतान का प्रमाण तथा 
तथा " सी " फार्म के साथ मिलान | आईटी " सी " फार्म के साथ मिलान । आईटी सेवाओं 
समर्थित सेवाओं ( आईटीईएस) / बिजनेस ( आईटीईएस) / बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग 
प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) यूनिटों के ( बीपीओ) यूनिटों के मामले में फर्म के साथ 
मामले में फर्म के साथ मिलान आवश्यक मिलान आवश्यक नहीं होगा क्योंकि वे फार्म 
नहीं होगा क्योंकि वे फार्म सी जारी करने सी जारी करने के पात्र नहीं हैं । 

के पात्र नहीं हैं । 
4. परिशिष्ट 6ज दिनांक - - - को समाप्त तिमाही दिनांक - - 

को समाप्त तिमाही 
अनलग्नक - 1 के लिए ईओयू / ईएचटीपी / एस टी पी के लिए ईओयू / ईएचटीपी / एस टी पी 

यूनिटों के बांडेड क्षेत्र में लाए गए माल के यूनिटों के क्षेत्र में लाए गए माल के लिए सी 
लिए सी फार्म के तहत और आईटी फार्म के तहत और आईटी समर्थित सेवाओं 
समर्थित सेवाओं ( आईटीईएस ) बिजनेस ( आईटीईएस ) बिजनेस प्रोसेस आउटसार्सिंग 
प्रोसेस आउटसार्सिंग (बीपीओ)/ यूनिटों के (बीपीओ) यूनिटों के मामले में " सी फार्म के 
मामले में " सी " फार्म के बिना केन्द्रीय बिना केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के लिए 
बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन - पत्र । 
आवेदन - पत्र । 

परिशिष्ट 6ज के अनुलग्नक - 1 की बिन्दु सं . 
परिशिष्ट 6ज के अनुलग्नक - 1 की बिन्दु 5 निम्नानुसार है : 
सं. 5 निम्नानुसार है: 

5. यूनिटों में लाए गए माल का विवरण 
5. यूनिटों में लाए गए माल का विवरण क. संभरक का नाम और पता ( राज्य का 
क . संभरक का नाम और पता ( राज्य का नाम जहां संभरक रहता है सहित ) 
नाम जहां संभरक रहता है सहित ) ख. माल का विवरण 
ख . माल का विवरण 

ग. मात्रा 
ग . मात्रा 

घ. मूल्य 
घ . मूल्य 

ड. माल खरीदने की तिथि 
ड. माल खरीदने की तिथि 

च. ईओयू यूनिट के सीमा शुल्क यूनिटों के 
च. ईओयू यूनिट के सीमा शुल्क बान्डेड परिसर में माल के प्राप्ति की तिथि 
परिसर में माल की प्राप्ति की तिथि छ. सी फार्म के तहत अदा किए गए केन्द्रीय 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


पैरा सं . 


मौजूदा पैरा 


संशोधित पैरा 


छ. सी फार्म के तहत अदा किए गए बिक्री कर की कुल राशि 
केन्द्रीय बिक्री कर की कुल राशि 

ज. आई टी ई एस / बीपीओ यूनिट द्वारा 
ज . आई टी ई एस / बीपीओ यूनिट द्वारा भुगतान किए गए: केन्द्रीय बिक्री कर ( " सी " 
भुगतान किए गए: केन्द्रीय बिक्री कर ( " सी फार्म) के बिना की कुल राशि 
फार्म ) के बिना की कुल राशि 

झ. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम , 1956 की 
झ. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 7 के तहत संभरक की बिक्री कर 
धारा 7 के तहत संभरक की बिक्री कर पंजीकरण सं. (निर्गम की तारीख सहित ) 

पंजीकरण सं. (निर्गम की तारीख सहित ) 
5. परिशिष्ट 6ज आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज और आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज और 
अनुलग्नक - 2 रिकार्ड प्रस्तुत किए गए हैं और मेरे / हमारे रिकार्ड प्रस्तुत किए गए हैं और मेरे / हमारे 

रा उसकी जांच की गई है और उन्हें द्वारा उसकी जांच की गई है और उन्हें 
सत्यापित किया गया है नामशः सामग्री सत्यापित किया गया है नामशः सामग्री 
संचलन रजिस्टर, जो क्षेत्रीय संचलन रजिस्टर , जो क्षेत्रीय 
प्रशासन / बांडिंग अधिकारी, खातों के मूल प्रशासन / क्षेत्राधिकार अधिकारी , खातों के 
बीजक / बिल , खाता बही और एक बैंक मूल बीजक / बिल, खाता बही और एक बैंक 
विवरण । 

विवरण । 
6. परिशिष्ट 6ड़ ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी यूनिट ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी यूनिट 

में परिवर्तित किए जाने की इच्छुक डीटीए में परिवर्तित किए जाने की इच्छुक डीटीए 
यूनिटें ऐसे परिवर्तन के लिए निम्नानुसार यूनिटें ऐसे परिवर्तन के लिए निम्नानुसार 
प्रक्रिया का पालन करेंगी: 

प्रक्रिया का पालन करेंगी: 
|(1) संबंधित विकास आयुक्त ( डीसी) को नई (1) संबंधित विकास आयुक्त (डीसी) को नई 
यूनिटों के लिए यथा लागू तरीके से यूनिटों के लिए यथा लागू तरीके से आवेदन 
आवेदन करना । 

करना । 
( 2 ) विकास आयुक्त से परियोजना का ( 2) विकास आयुक्त से परियोजना का 
अनुमोदन प्राप्त करने और अनुमति पत्र अनुमोदन प्राप्त करने और अनुमति पत्र प्राप्त 
प्राप्त करने के बाद , विकास आयुक्त के करने के बाद , विकास आयुक्त के साथ 
साथ निर्धारित प्रपत्र में विधिक बचनबद्धता निर्धारित प्रपत्र में विधिक बचनबद्धता का 
का निष्पादन करना । 

निष्पादन करना । 
( 3) तत्पश्चात, ख - 17 बंध - पत्र के निष्पादन (3) हटा दिया गया है 
सहित संबंधित सीमाशुल्क / केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को निजी बांडेड 
लाइसेंस के लिए आवेदन करना । 
( 3.1) यदि यूनिट अग्रिम प्राधिकार स्कीम के 
अधीन उत्कृष्ट निर्यात प्रतिबद्धता दर्शाती है 

|(3.1) यदि यूनिट अग्रिम प्राधिकार स्कीम के 
तो सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क . 

अधीन उत्कृष्ट निर्यात प्रतिबद्धता दर्शाती है 
प्राधिकारियों से बंध पत्र के निष्पादन से तो सीमाशल्क और केन्द्रीय उत्पाद शल्क 
पहले निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी: 

प्राधिकारियों से बंध पत्र के निष्पादन से 
(iv) यूनिट बाण्ड ख - 17 के निष्पादन के पहले निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी: 
लिए सीमा शुल्क / केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
प्राधिकारी के संपर्क करेगी । 

(iv) हटा दिया गया है 
7. एएनएफ 6क च) क्या आप ईओयू स्कीम के तहत यथा च ) हटा दिया गया है 

अपेक्षित अपनी संपूर्ण यूनिट को 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


पैरा सं . 


मौजूदा पैरा 


संशोधित पैरा 


म 


अनुलग्नक सीमा शुल्क विभाग के पास बाण्डेड करने 

के लिए सहमत हैं 
8. एएनएफ 6ख 4( घ ) सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 की 4 (घ ) और ( ज ) हटा दिया गया है 

धारा 58 और 65 के तहत क्षेत्राधिकार 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी से प्राप्त 
बांण्डिग लाइसेंस की तिथि 
ज ) बी - 17 बाण्ड के निष्पादन की तिथि 


9. परिशिष्ट 5ग I- क ) (i) यह दर्शाते हुए कि आपूर्ति प्राप्त I- क ) (i) यह दर्शाते हुए कि आपूर्ति प्राप्त हो 

हो गई है , संबंधित निर्यातोन्मुख एकक गई है, संबंधित निर्यातोन्मुख एकक के 
के बाण्ड कार्यालय द्वारा विधिवत रूप से क्षेत्राधिकारी कार्यालय द्वारा विधिवत रूप 
प्रमाणित मध्यवर्ती आपूर्ति अथवा आपूर्ति से प्रमाणित मध्यवर्ती आपूर्ति अथवा आपूर्ति 
बीजक अथवा एआरई - 3 के लिए अग्रिम बीजक अथवा एआरई - 3 के लिए अग्रिम 
प्राधिकार - पत्रों के एआरओ / बैक टू बैक प्राधिकार - पत्रों के एआरओ / बैक टू बैक 
इनलैण्ड साख पत्र की प्रतिलिपि । इनलैण्ड साख पत्र की प्रतिलिपि । 

अनूप वधावन , महानिदेशक, विदेश व्यापार 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGNTRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 13th August, 2016 

No. 25/ 2015 -2020 
Subject: Removal of mandatory warehousing requirements for EOUs, STPIs, EHTPs etc. - 

Amendment in (i) paras 6 .06 , 6 .20 and 6 .40 of Hand Book of Procedures (HBP) 2015 
2020 ; and (ii) Appendix 6E, 6G , 6H, 6M, 5C and ANF 6A, ANF 6B of Appendices 
and Aayat Niryat Forms of FTP 2015- 2020 - reg . 


F . No . 01 /92/ 180 /100 /AM16 /PC -VI. — In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign 
Trade Policy 2015 -20 , the DirectorGeneral of Foreign Trade hereby makes the following amendments in (i) paras 6 .06 , 
6. 20 and 6.40 of Hand Book of Procedures ( HBP) 2015 - 20 and (ii ) Appendix 6E, 6G, 6H, 6M, 5C and ANF 6A, ANF 
6B of Appendices and Aayat Niryat Forms of FTP 2015 - 20 : 


Amendments in Hand Book of Procedures(HBP) 2015 - 20 : 


S . No . | Para No . 
1. 6. 06 


Existing Para 

Revised Para 
( b ) Procedure as prescribed under Customs / ( b ) Procedure as prescribed under 
Central Excise rules for EOUS and units in Customs / Central Excise rules for EOUS 
EHTP | STP / BTP will be followed and and units in EHTP / STP / BTP will be 
appropriate bond executed with Customs / followed. 
Central Excise authorities . 
(c) STP Units / EHTP Units / Software EOUS (c ) STP Units / EHTP Units / Software 
may also use all duty free equipment / goods for EOUS may also use all duty free 
training purpose (including commercial training), | equipment / goods for training purpose 
subject to condition that no duty free equipment / (including commercial training ), subject 


6 . 20 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 1 - SEC . 1 ] 


goods shall be installed outside bonded to condition that no duty free equipment / 
premises for this purpose . 

goods shall be installed outside 

premises of the unit for this purpose . 
6 .40 (d ) Eligible EOUs may install one fax machine (d ) Eligible EOUS may install one fax 

and two computers in their administrative / machine and two computers in their 
registered office outside bonded premises under administrative / registered office outside 
prior intimation to jurisdictional Asstt . / Deputy premises of the unit under prior 
Commissioner of Customs or Central Excise . intimation to jurisdictional Asstt. / 

Deputy Commissioner of Customs or 

Central Excise . 
Amendments in Appendices and ANFs: 


Revised Para 


S .No . | Appendix 

Appendix 6E , 
Annexure - II 


1 . 


Deleted 


Existing Para 
10 . Sanction of bonding facilities: 
Yes No 
a . if " yes" date on which warehousing 
licence issued 


| Appendix 6G 


b . if " no " date on which customs/excise 
approached. 
I.(e ) An application for sale of goods in I.( e) An application for sale of goods in DTA 
DTA (as per EOU Scheme) by the EOUS (as per EOU Scheme) by the EOUS shall be 
shall be submitted to the Development submitted to the Development Commissioner 
Commissioner concerned in the concerned in the application as given in 
application as given in ANF-6C . The | ANF-6C . The application shall be certified 
application shall be certified by an by an independent Chartered 
independent Chartered Accountant/Cost Accountant/Cost Accountant and endorsed by 
Accountant and endorsed by the Bond the Jurisdictional Officer of 
Officer of Customs/Central Excise Customs/Central Excise having jurisdiction 
having jurisdiction over the unit. The over the unit . The Development 
Development Commissioner concerned Commissioner concerned will determine the 
will determine the extent of the DTA extent of the DTA sale admissible and issue 
sale admissible and issue authorization authorization in terms of value . However , 
in terms of value. However, EOUS EOUs having status holder certificate can sell 
having status holder certificate can sell finished goods into DTA under para 6 .08 (a ) 
finished goods into DTA under para 6 .08 of Foreign Trade Policy under intimation to 
(a ) of Foreign Trade Policy under concerned Development Commissioner and 
intimation to concerned Development Jurisdictional Central Excise Authority in 
Commissioner and Jurisdictional Central terms of Para 6 .40 (h ) of HBP . DTA sale in 
Excise Authority in terms of Para 6 .40 terms of para 6 .08 (a ) of Policy shall be 
(h ) of HBP . DTA sale in terms of para allowed only after adjustment of advance 
6 .08 (a ) of Policy shall be allowed only DTA sale permission is granted . 
after adjustment of advance DTA sale 
permission is granted . 
3 .( v ) ( i) 

3 .( v ) ( i) 
Chartered Accountant s Certificate / Chartered Accountant s Certificate / Cost 
Cost Accountant s Certificate , meeting Accountant s Certificate , meeting the 
the following criteria , certifying receipt following criteria, certifying receipt of the 
of the goods as shown in ANNEXURE - | 
II in the bonded premises, scrutiny of premises of the unit, scrutiny of original 
original invoice /bill of the supplier and invoice /bill of the supplier and proof of 
proof of payment against each payment against each invoice/bill and its 
invoice /bill and its reconciliation with reconciliation with C Form . In case of IT 
C Form . In case of IT enabled services enabled services ( ITES )/Business Process 
( ITES )/Business Process Outsourcing Outsourcing (BPO ) units , reconciliation with 
(BPO ) units , reconciliation with ‘ C ’ | C form will not be necessary as they are not 
form will not be necessary as they are eligible for issue of C form . 
not eligible for issue of C form . 


Appendix 6H 


rutiny of premisas shown in ANNEXIOceipt of the 


[ T1 I - Dus 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Appendix 6H 
Annexure - I 


Application for claiming reimbursement Application for claiming reimbursement of 
of Central Sales Tax against C Form Central Sales Tax against C Form and in 
and in case of IT enabled Services case of IT enabled Services (ITES )/Business 
(ITES )/Business Process Outsourcing Process Outsourcing (BPOs) Units without 
(BPOs) Units without C form for the C form for the goods brought into the 
goods brought into the bonded premises of the EOU /EHTP /STP for the 
Premises of the EOU /EHTP /STP for the quarter ending on _ 
quarter ending on 


Point No . 5 of Annexure -I of Appendix 
6H is as under : 


Point No. 5 of Annexure - I of Appendix 
6H shall be substituted as under: 
5 . Details of the goods brought into units 


5 . Details of the goods brought 
into units 


(a ) Name and address of the supplier 
(including the name of the state where the 
supplier is located ) 


(b ) Description of Goods 


(c) Quantity 


(d) Value 


(e ) Date of purchases of goods 


(a ) Name and address of the supplier 
(including the name of the state where 
the supplier is located) 
(b ) Description ofGoods 
(c) Quantity 
( d ) Value 
(e) Date of purchases of goods 
(f) Date of receipt of goods in the 
Customs Bonded Premises of the 
EOU unit 
g ) Total amount of CST paid against 
C Form 
(h ) Total amount of CST paid 
(Without C form ) by ITES/BPO 
Unit 
(i) Sales Tax Registration No. (with 
date of issue ) of the supplier under 
Section 7 of the Central Sales Tax 
Act, 1956 . 


( f) Date of receipt of goods in the 
premises of the EOU unit 


( g) Total amount of CST paid against C 
Form 
( h ) Total amount of CST paid (Without 
C form )by ITES / BPO Unit 


(i) Sales Tax Registration No . (with date 
of issue ) of the supplier under Section 7 of 
the Central Sales Tax Act, 1956 . 


Appendix 6H 
Annexure - II 


Appendix 6M 


(i) The following documents /records (i) The following documents /records have 
have been furnished by the applicant and | been furnished by the applicant an 
have been examined and verified by been examined and verified by me/ us , 
me/us, namely material handling namely material handling registers certified 
registers certified by the zone by the zone administration / Jurisdictional 
administration /Bonding Officer, Officer , original invoice /bill, books of 
original invoice /bill, books of accounts accounts and 1 Bank statement, 
and 1 Bank statement, 
DTA units intending to get converted DTA units intending to get converted into 
into EOU /EHTP /STP /BTP unit will | EOU /EHTP /STP /BTP unit will follow the 
follow the procedure as below for such procedure as below for such conversion : 
conversion : 
( 1) Apply to concerned Development 

( 1) Apply to concerned Development 
Commissioner (DC ) in a manner as 

Commissioner (DC ) in a manner as 
applicable to new units. 

applicable to new units . 
(2 ) After getting approval of the project 
and obtaining Letter of Permission 

(2 ) After getting approval of the project and 
(LOP ) from DC , execute Legal 
Undertaking (LUT) in prescribed format 

obtaining Letter of Permission (LOP) from 

DC , execute Legal Undertaking (LUT) in 
with DC . 

prescribed format with DC . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


(3 ) Deleted . 


(3 ) Thereafter , apply for private 
bonded licence to concerned Customs/ 
Central Excise authority with 
execution of B -17 Bond . 


6A 


ANF 
Annexure 


8 . 


ANF 6B 


(3.1) If the unit is having outstanding export 
(3 .1 ) If the unit is having outstanding 

commitment under advance authorization 
export commitment under advance 

scheme, following procedure needs to be 
authorization scheme, following 

adopted : 
procedure before execution of Bond 
with customs and Central Excise 
Authority need to be adopted : 
(v ) The unit will approach the (v ) Deleted . 
Customs/Central Excise Authority for 
execution of B - 17 bond : 
(f) Are you agreeable to have your (f ) Deleted . 
whole unit customs bonded as 
required under the EOU scheme? 
4 . 

4 . (g ) & ( h ) 
(g ) Date of bonding licence obtained Deleted 
from jurisdictional 
C . E . under section 58 & 65 of 
Customs Act, 1962 
(h ) Date of execution of B - 17 bond . 
I. (a )(i) Copy of ARO /Back to back I. (a )(i) Copy of ARO /Back to back inland 
inland letter of credit of Advance letter of credit of Advance Authorisation for 
Authorisation for intermediate supplies intermediate supplies or Supply invoices or 
or Supply invoices or ARE - 3 duly ARE - 3 duly certified by the Jurisdiction 
certified by the Bond Office of EOU Office of EOU concerned showing that 
concerned showing that supplies have supplies have been received . 
been received. 


Appendix 5C 


ANUP WADHAWAN , Director General of Foreign Trade 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 


GORAKH 


Digitally signed by 
GORAKH NATH YADAV 
Date : 2016 .08 .17 
21:59:01 + 05 30 


